इसे. वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्र 


nik 


जयत 


- 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 506 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 8 दिसम्बर 2016 - अग्रहायण 17, शक 1938 


विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश 


भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2016 


क्र . 31493 - वि .सं.-विधान - 2016. - मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम- 64 के उपबंधों के 
पालन में , मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन ) विधेयक , 2016 ( क्रमांक 31 सन् 2016 ) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 
को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है. 


अवधेश प्रताप सिंह 

प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश विधान सभा . 


1011 


1012 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 दिसम्बर 2016 


- 


- 


मध्यप्रदेश विधेयक 


क्रमांक ३१ सन् २०१६ 


मध्यप्रदेश उपकर ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक , २०१६ 


मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक . 


भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


.. संक्षिप्त नाम . 


१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०१६ है . 


धारा ३ का संशोधन , 


२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ ( क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में , उपधारा ( १) में , खण्ड ( ख ) 
के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् : 


“ ( ग ) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति , जो खण्ड ( क ) तथा ( ख ) के अंतर्गत नहीं 

आता है और जो राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध या अभिप्राप्त 
कर राज्य के भीतर उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा विहित कालावधि के दौरान उपभोग की 
गई कुल विद्युत् ऊर्जा का पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जाविकास उपकर का भुगतान, राज्य 
सरकार को विहित समय पर तथा विहित रीति में , किया जाएगा. ". 

उद्देश्यों और कारणों का कथन 


राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से उपलब्ध या अभिप्राप्त की गई विद्युत् ऊर्जा के, राज्य के भीतर उपभोग पर 
ऊर्जा विकास उपकर उद्ग्रहीत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ ( क्रमांक १ सन् १९८२ ) की धारा ३ में 
यथोचित संशोधन प्रस्तावित है . 


___ अतः यह विधेयक प्रस्तुत है. 
भोपाल : । 
तारीख ६ दिसम्बर , २०१६ 


जयंत मलैया 
भारसाधक सदस्य. 


" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित . ". 


अवधेश प्रताप सिंह 

प्रमुख सचिव, 
मध्यप्रदेश विधान सभा . 


प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन 


प्रस्तावित विधेयक के खंड - २ द्वारा उपयोग की गई कुल विद्युत ऊर्जा पर निर्धारित ऊर्जा विकास उपकर की कालावधि विहित 
किये जाने संबंधी विधायनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही है, जो सामान्य स्वरूप की होगी. 


अवधेश प्रताप सिंह 
- प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश विधान सभा. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


